PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 24 , 1970 (CHTR . 3, 1892 SAKA ) 227 


क्रमांक 445 - III - 70 5500. -पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) और 3 (1ए ) 
के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक यद्ध 
जागोर निम्नलिखित व्यक्तियों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


० सं ० 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


1 


करनाल 


श्री भीम सिंह, पुत्र श्री मात्तू राम 


मान्दी 


पानीपत 


2 


करनाल 


श्री आत्मा राम , पुत्र श्री आशा 

राम 


मकान नं092 , वार्ड 
नं 0 4 , घरोडा 


यह अनवान खरीफ, 1965 से लाग होंगे । 


कमांक 5670 - III - 69/ 5505 .--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए) ( 1 ए ) और 
3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए (केवल सौ रूपए ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित लोगों को उनके सामने दी गई फसल से व सनद में दी गई शर्तों के 

अनुसार सहर्ष प्रदान 


करते हैं : 


सं ० 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


जीन्द 


सेवाहा 


जीन्द 


श्री झुन्डा राम , पुत्र मातु 
श्री रिसाल सिंह , पुत्र सरकारा 


N 


" 


हथवाला 


دیا 


श्री जुगलाल , पुन हरनाम 


विशनपुरा 


यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होंगें । 


दिनांक 13 मार्च, 1970 


कतांक 428- III - 70/5871.–पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए) ( 1 ए ) और 
3 (1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक 
युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को उन के सामने दी गई फसल से व सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फमल / वर्ष अब से 

जागीर दी गई 


संख्या 


हिसार 


श्री मति नानवाई , विधवा श्री सुवन 


विनोन 


भिवानी 


खरीफ 1965 


2 


श्रीमती पारी , विधवा श्री राम 


सदलपुर 


फतेहबाद 


रबी 1969 


3 


श्री भवानी दास , पुव श्री लछमन दाम 


युजादपुर 


हांसी 


खरीफ 1965 


